निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 65 ) 


21 पौष 1934 ( NO ) 
पटना, शुक्रवार , 11 जनवरी 2013 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

11 जनवरी 2013 
सं0 1 / स्था० ( सं . स .) -05/ 11 - 326 /विo — बिहार सेवा संहिता के नियम - 234 में निहित प्रावधान के 
अन्तर्गत श्री शशि भूषण पाठक , बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक - 161 /011 संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, 
पटना द्वारा स्वयं एवं अपनी पत्नी की चिकित्सीय जांच एवं चिकित्सा कराने के निमित्त उपभोग किये गये 
दिनांक 01. 1 2. 1 2 से 02 .1 2. 1 2 तक साप्ताहिक अवकाश उपभोग की अनुमति के साथ 03. 1 2. 0 1 2 से 
10.12.12 ( आठ दिन ) तक रुपांतरित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिहारी पाठक , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 65 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih .nic. in 


